. 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 489 


21 आषाढ़ , 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , | 

12 जुलाई, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2017 


संख्या - 3/ पद-01 (ग )-04/ 2015 का .- 3887 -- संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी 
श्री भीष्म कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 539/ 03, गृह जिला-नालन्दा) अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी , 
हजारीबाग ( संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, खूटी के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या - 3/ पद -01 ( ग)-04/ 2015 का .- 3888 -- उप सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक 
सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार सदस्य सचिव , झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण 
आयोग, राँची) के पद पर पदस्थापित श्री राजेश एमानुएल पात्रो, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 550 / 03 , गृह 
जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त परिवहन आयुक्त ( सड़क सुरक्षा ) 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 12 जुलाई, 2017 
संख्या - 3 / पद-01 ( ग )-04/ 2015 का .- 3889-- अपर समाहर्ता, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री 
बिरेन्द्र कुमार सिंह, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 684 / 03 , गृह जिला - भोजपुर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता हैं । 


संख्या - 3/पद-01( ग)- 04 / 2015 का .-3890-- अपर नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 770/ 03 , गृह जिला - हजारीबाग ) 
को स्थानांतरित करते हुए अपर समाहर्ता, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद - 01 (ग)- 04 / 2015 का .- 3891 -- अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी 
श्री महेश कुमार संथालिया, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 785ए/03 , गृह जिला- भागलपुर ) अनुमण्डल 
पदाधिकारी, धनबाद सदर ( अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम , देवघर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3 /पद- 01 ( ग)- 04 / 2015 का .- 3892-- अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी 
श्री रामवृक्ष महतो, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 860 / 03 , गृह जिला- राँची) अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर 
( देवघर )( अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , जामताड़ा के पद पद 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद- 01(ग)-04 /2015 का.- 3893-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर ( गुमला) के पद पर 
पदस्थापित श्री जयप्रकाश झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 580/ 03, गृह जिला- मधेपुरा) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री झा अपने कार्यों के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

3. श्री झा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3 /पद- 01(ग)- 04/ 2015 का .- 3894-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री भोगेन्द्र ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 614/03, गृह जिला- समस्तीपुर ) की सेवा 
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए जिला 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 12 जुलाई, 2017 
पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग ), 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01 (ग )-04 / 2015 का .- 3895 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित प्रकाश, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 676/ 03 , गृह जिला - राँची) की सेवा राजस्व, 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्री प्रकाश अपने कार्यों के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता, साहेबगंज के अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे । 

3. श्री प्रकाश को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ग)-04/ 2015 का .- 3896 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम ( अतिरिक्त 
प्रभार जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, पू० सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार रंजन , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 736ए/ 03 , गृह जिला- गया ) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम ( जमशेदपुर ) 
के पद पर पदस्थापित किया जाता हैं | 

2. श्री रंजन अपने कार्यों के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम ( जमशेदपुर ) के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

3. श्री रंजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-04/ 2015 का .- 3897 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही (हजारीबाग) के पद पर 
पदस्थापित मो0 शब्बीर अहमद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 771/ 03, गृह जिला- धनबाद ) को भूमि सुधार 
उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/ पद -01 ( ग)-04/ 2015 का .- 3898 -- जिला पंचायत राज पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री कामदेव रजक, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 779/03 , गृह जिला- देवघर ) की सेवा ग्रामीण 
विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता के 
पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती हैं | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 जुलाई, 2017 
संख्या - 3 / पद -01( ग )-04/ 2015 का .- 3899-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग ( अतिरिक्त 
प्रभार जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , हजारीबाग ) के पद पर पदस्थापित श्री सतीश चन्द्रा, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 802ए/03 , गृह जिला- गया ) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से 
वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चास (बोकारो) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता हैं । 

2. श्री चन्द्रा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट , 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3 /पद- 01 ( ग)-04 / 2015 का .- 3900 -- जिला कल्याण पदाधिकारी, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री कुन्दन कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांका 804/03, गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा 
कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, 
मधुपुर ( देवघर ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद- 01( ग)-04 / 2015 का .- 3901 -- अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्रीमती सरोज तिर्की, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 825 / 03 , गृह जिला - राँची) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्रीमती तिर्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3/ पद-01 ( ग)- 04 / 2015 का .- 3902 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री जय ज्योति सामन्ता, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 831 / 03 , गृह जिला- बोकारो) की सेवा 
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए जिला 
पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज 
प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


संख्या- 3/ पद -01 (ग)- 04 / 2015 का .- 3903 -- विशेष विनियमन पदाधिकारी (SAR), राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री अनन्त कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- चतरा) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 12 जुलाई, 2017 
2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3 /पद-01 ( ग)- 04 / 2015 का .- 3904-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका ( अतिरिक्त प्रभार 
जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, दुमका ) के पद पर पदस्थापित श्री संदीप दूबे , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला- गोड्डा) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री दूबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


___ संख्या - 3/ पद- 01 ( ग)- 04/ 2015 का .- 3905 -- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो के पद 
पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर नारायण, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , गृह जिला- गोपालगंज) की सेवा महिला , 
बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उटाँरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री नारायण को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3 / पद- 01( ग )- 04/ 2015 का .- 3906 -- विशेष विनियमन पदाधिकारी ( SAR ), राँची के पद 
पद पदस्थापित श्री प्रदीप कुमार , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- गिरिडीह) को स्थानांतरित करते हए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/ पद-01( ग)-04 / 2015 का .- 3907-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित 
श्री राकेश कुमार , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, गृह जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-04/ 2015 का .- 3908 -- जिला पंचायत राज पदाधिकारी , राँची के पद पर 
पदस्थाति श्री राजेश्वर नाथ आलोक, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , गृह जिला7 लोहरदगा) की सेवा ग्रामीण 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 12 जुलाई , 2017 
विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, बरही (हजारीबाग ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री आलोक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ग)-04/ 2015 का .- 3909 -- जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, चतरा के पद पर 
पदस्थापित श्री भगीरथ प्रसाद , झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- बोकारो ) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी 
चाण्डिल के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01 ( ग)- 04 /2015 का .- 3910 -- जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रणव कुमार पाल, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- जामताड़ा) की सेवा परिवहन 
विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खूटी के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 

2.. श्री पाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


II. सम्बन्धित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
मार्च, 2017 को वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 

III . संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल 
प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची दवारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 489 -- 50 


